निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 7 मई 2014 


( सं० पटना 403 ) 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

7 मई 2014 
सं0 बी1 - 3 - 39 / 2014 -54 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा - 74 के उपबंधों के अनुसरण में पटना 
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र , दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र , तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र , 
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों 
की अधिसूचना, जिसमें निर्वाचित सदस्यों के नाम हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
हुसैन यूसुफ रिज़वी, 

संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 मई 2014 

निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 
7 मई 2014 


तिथि 


सं0 बी1 - 3 - 39 / 2014 - 53 — यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा - 16 के अधीन निर्गत अधिसूचना 
के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् के दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, पटना 
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र , तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित 08 ( आठ) 
सदस्यों की पदावधि दिनांक 06. 05 .2014 को समाप्त होने पर उनके स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन हो चुका है । 

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा - 74 के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् के उपर्युक्त स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों एवं शिक्षक 
निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों के नामों को अधिसूचित किया जाता है : 
क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र का नाम निर्वाचित सदस्य का नाम 

सम्बद्ध दल 

सेवानिवृत्ति की 

( यदि कोई हो ) 
| पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 

नीरज कुमार 

जनता दल ( यूनाइटेड) 06.05.2020 
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दिलीप कुमार चौधरी इंडियन नेशनल काँग्रेस 06. 05. 2020 
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 

देवेश चन्द्र ठाकुर 

निर्दलीय 

06. 05. 2020 
कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र डा0 एन0 के0 यादव 

भारतीय जनता पार्टी 06.05.2020 
| पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 

नवल किशोर यादव 

भारतीय जनता पाटी 06.05. 2020 
6 | दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 

डॉ0 मदन मोहन झा 

इंडियन नेशनल काँग्रेस 06.05. 2020 
| तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 

संजय कुमार सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया । 06.05. 2020 
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 

केदार नाथ पाण्डेय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 06.05. 2020 


1 


N| 


| 


- 


| 


| 


| 


| 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से और नाम पर, 

हुसैन यूसुफ रिज़वी, 

संयुक्त सचिव । 


Election Department 


NOTIFICATION 

The 7th May 2014 
No. B1 - 3 - 39/ 2014 - 53 - Whereas election has been held in pursuance of notification 
issued under section 16 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) for the 
purpose of filling the 8 (Eight) seats from Patna Graduates Constituency , Darbhanga 
Graduates Constituency , Tirhut Graduates Constituency , Koshi Graduates Constituency , 
Patna Teachers Constituency , Darbhanga Teachers Constituency , Tirhut Teachers 
Constituency and Saran Teachers Constituency of Bihar Legislative Council because of 
their term of office expiring on 6th May, 2014 . 

Now , therefore , in pursuance of section 74 of the said Act, the names ofmembers, 
elected from above Graduates and Teachers Constituencies for Bihar Legislative Council 
are hereby notified : 


PER JGTC (3THTETPUT ), 7 HS 2014 


Sl. 


Name of 
Constituency 


Name of Elected 

Member 


Party Affiliation 

(if any) 


No . 


Date of 
Retirement 


1 


Neeraj Kumar 


Janata Dal (United ) 


06 -05 - 2020 


06 - 05 - 2020 


Dilip Kumar 
Choudhary 


Indian National 

Congress 


Independent 


06 - 05 - 2020 


Devesh Chandra 

Thakur 
Dr. N . K . Yadav 


06 -05 - 2020 


Patna Graduates 
Constituency 
Darbhanga 
Graduates 

Constituency 
| Tirhut Graduates 

Constituency 
| Koshi Graduates 

Constituency 
Patna Teachers 
Constituency 
| Darbhanga 

Teachers 
Constituency 
| Tirhut Teachers 

Constituency 
Saran Teachers 
Constituency 


5 


06 -05 -2020 


Nawal Kishor 

Yadav 
Dr. Madan Mohan 

Jha 


Bharatiya Janata 

Party 
Bharatiya Janata 

Party 
Indian National 

Congress 


06 - 05 - 2020 


7 


06 -05 - 2020 


Sanjay Kumar Singh Communist Party of 

India 
Kedar Nath Pandey Communist Party of 

India 


8 


06 -05 - 2020 


By order and in the name of the Governor of Bihar, 

HUSSAIN YOUSUF RIZVI, 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER UHC (39HTERUT ) 403-571+ 300 -scoutoi 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


